निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 313 ) पटना , शुक्रवार , 1 मार्च 2019 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

1 मार्च 2019 
एम - 4- 22/ 2015- 2158 / वि० — भारत के संविधान के अनुच्छेद 283( 2 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कोषागार संहिता, 2011 का संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

1 . संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभा 

( 1 ) यह नियमावली बिहार कोषागार ( संशोधन ) नियमावली, 2019 कही जा सकेगी । 
( 2 ) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । 

( 3 ) यह तुरत प्रवृत होगी । 

2 . 1 अप्रैल 2019 में समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू होने के उपरांत , बिहार कोषागार 
संहिता 2011 के प्रावधानों के अनुकूल, प्रयुक्त Business Process नहीं होने की दशा में , बिहार 
कोषागार संहिता में व्यापक संशोधन अधिसूचित होने तक , वित्त विभाग को तहेतु परिपत्र-स्वरूप 
दिशा-निर्देश देने की शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह, 
सचिव ( व्यय ) । 


2 


faET TOE ( 3TTITETTU ) , 1 HID 2019 


The 1stMarch 2019 
No.- M -4 - 22 / 2015 -2158 / F — In exercise of the powers conferred under Article 283 (2 ) of the 
Constitution of India , the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the 
Bihar Treasury code, 2011: 

1. Short title , extent and commencement. 

(1 ) These may be called The Bihar Treasury Code ( Amendment) Rules, 2019 . 
( 2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar. 

( 3 ) It shall come into force at once . 

2 . With the implementation of Comprehensive FinancialMangement System (CFMS) 
w .e .f. First April 2019 , in case the used Business Processes are not in accordance with the 
provisions of the Bihar Treasury Code 2011 , the Finance Department would be authorised to 
issue guidelines in this regard in the form of circulars till a Comprehensive amendment of the 
Bihar Treasury Code is notified . 


By the order of the Governor of Bihar , 

RAHUL SINGH , 
Secretary ( Resource ). 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
ET TT (3RITET UT ) 313 - 571 + 10 octogon 

Website : http ://egazette.bih .nic.in 


